निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


पृष्ठ 


या 


28 पौष 1933 ( श ० ) 
संख्या 03 पटना , बुधवार , 

18 जनवरी 2012 ( ई ० ) 

विषय- सूची 

पृष्ठ 
भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-14 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
आदेश । 

मंडल में पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 

भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एमएससी० , लॉ भाग-1 और 2 , 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है । 
एम0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस ० ई ० , डीपO-इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 

भाग -8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल औरऔर कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम, आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

15-16 भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


17-19 


2 


बिहार गजट , 18 जनवरी 2012 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, 


शक्ति , 


छुट्टी और 


अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


विधि विभाग 


अधिसूचनाएं 

30 जून 2011 
एस 0 ओ0 7 , दिनांक 18 जनवरी 2012 — नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 4052/ जे0 , दिनांक 9 सितम्बर 
1992 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री ठाकुर सुरेन्द्र नाथ सहाय, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे 
अंकित है , को दिनांक 9 सितम्बर 1995 से 8 सितम्बर 1998 , दिनांक 9 सितम्बर 1998 से 8 सितम्बर 2001, दिनांक 
9 सितम्बर 2001 से 8 सितम्बर 2006 एवं दिनांक 9 सितम्बर 2006 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य 
प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते है । 
लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी अहर्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
व्यवसायिक में नाम अंकित होने 

करने के लिए प्राधिकृत 
की तिथि । 

किया गया है । 


पता 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


09.09.92 


कैमूर जिला 


श्री ठाकुर सुरेन्द्र नाथ अधिवक्ता , 
सहाय 

सिविल कोर्ट , 
भभुआ 


बी ० एस ० सी ० 
एल 0 एल 0 बी 0 


( सं 0 सं 0- ए0/ नोट -59 /91/ 4682/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


30 जून 2011 
एस 0 ओ0 8 , एस 0 ओ0 7 , दिनांक 18 जनवरी 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी 
से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड ( 3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में 
उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं0 - ए0/ नोट -59 / 91 / 4682/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


The 30th June 2011 
S.O. 7 , dated 18th January 2012 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Sri Thakur Surendra Nath 
Sahay and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section - 3 
of the Notaries , Act, 1952 (1953 of 1952 ) and sub - rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 by the 
State Government in Law Department Notification No4052/J, dated 9th September 1992 to practice as 
notary from 9th September 1995 to 8th September 1998, 9th September 1998 to 8th September 2001 , 9th 
September 2001 to 8th September 2006 and again for the next five years from 9th September 2006 . 


बिहार गजट , 18 जनवरी 2012 


3 


Name of Notary 


Qualification 


Remarks 


Residental/ 
professional 

address 


Date of which the 
name of the Notary 
has been entered in 
the Register. 

3 
09.09.92 


Area in 

which 
Notary to 
practice 

5 
Kaimur 
District 


1 


6 


Sri Thakur Surendra 
Nath Sahay 


2 
Advocate , 
Civil Court, 

Bhabua 


4 
B.Sc 
L.L.B 


( File no .- A/ Not - 59/ 91/ 4682/ J ) 
By order of the Governor of Bihar , 
VINOD KUMAR SINHA , Secretary 


13 दिसम्बर 2011 
एस 0 ओ 0 9 , दिनांक 18 जनवरी 2012 — नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -5 ( 2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3392/ जे0 , दिनांक 24 सितम्बर 
1998 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री जावेद अहमद खाँ , जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , 
को दिनांक 24 सितम्बर 2011 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए 
प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी 

अहर्ता 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित होने 

करने के लिए प्राधिकृत 
की तिथि । 

किया गया है । 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


अधिवक्ता, 


24.09.98 


श्री जावेद अहमद 
खाँ 


बी 0 ए0 ऑनर्स 
एल 0 एल 0 बी 0 


भागलपुर 


भागलपुर 

जिला 
( सं0 सं 0- ए0/ नोट -43/ 1993/ 9036/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


13 दिसम्बर 2011 
एस0 ओ0 10 , एस 0 ओ0 9 , दिनांक 18 जनवरी 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं 0- ए0/ नोट-43/ 1993/ 9036 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


The 13th December 2011 
S.O. 9 , dated 18th January 2012 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Jawaid Ahmad Khan 


and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section - 3 of the 
Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub -rule (4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules , 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 3392/J, dated 24th September 1998 to practice as notary 
again for the next five years from 24th September 2011 . 


4 


बिहार गजट , 18 जनवरी 2012 


Qualification 


Remarks 


Name of 
Notary 


Residental/ 
professional 

address 


Area in 
which Notary 

to practice 


Date of which the 
nameof the Notary 
has been entered in 
the Register. 

3 
24.09.98 


1 


6 


Shri Jawaid 
Ahmad 
Khan 


2 
Advocate , 
Bhagalpur 


4 
B.A.Hons 
L.L.B 


5 
Bhagalpur 
District 


( File no . - A / Not - 43 /1993/9036/ J) 
By order of the Governor of Bihar, 
VINOD KUMAR SINHA, Secretary . 


13 दिसम्बर 2011 
एस 0 ओ0 11 , दिनांक 18 जनवरी 2012 - नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम ( 4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 495/ जे0, दिनांक 6 फरवरी 1996 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री सुरेश प्रसाद सिन्हा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को 
दिनांक 6 फरवरी 2007 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी अहर्ता 

जिस क्षेत्र में अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित 

व्यवसाय करने के 
होने की तिथि । 

लिए प्राधिकृत 
किया गया है । 


.. 


1 


3 


श्री सुरेश प्रसाद सिन्हा 


2 
अधिवक्ता, शेखपुरा 


06.02.1996 


4 5 

6 
बी 0 ए0 शेखपुरा 
बी 0 एल0 

जिला 
( सं0 सं0 - ए0 / नोट -38 / 93 / 9037 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


13 दिसम्बर 2011 
एस 0 ओ0 12 , एस 0 ओ0 11 , दिनांक 18 जनवरी 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं 0- ए0/ नोट -38 /93/ 9037/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


The 13th December 2011 
S.O.11, dated 18th January 2012 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Suresh Prasad Sinha 
and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section - 3 of the 
Notaries , Act, 1952 (1953 of 1952) and sub -rule (4 ) of Rule -8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 495 / J, dated 6th February 1996 to practice as notary 
again for the next five years from 6th February 2007 . 


बिहार गजट , 18 जनवरी 2012 


5 


Name of 
Notary 


Residental/ 
professional 

address 


Date of which the 
name of the Notary 
has been entered in 
the Register. 

3 
06.02.96 


1 
Shri Suresh 
Prasad Sinha 


2 
Advocate. 
Shekhpura 


Qualification Area in Remarks 

which 
Notary to 

practice 
4 5 

6 
B.A 

Shekhpura 
B.L 

District 
( File no .- A/ Not - 38/ 93 / 9037/ J) 
By order of the Governor of Bihar, 
VINOD KUMAR SINHA, Secretary . 


4 जनवरी 2012 
एस 0 ओ0 13, दिनांक 18 जनवरी 2012 — नोटरीज अधिनियम, 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -10 के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल श्री रवीन्द्र भूषण सिन्हा, नोटरी का नाम जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप 
में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0 13529 , दिनांक 8 दिसम्बर 1983 द्वारा की गयी थी , The Notaries Act 
1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है । 

( सं 0 सं 0 - ए0/ ए0 बी0-120 / 83/ 138 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


4 जनवरी 2012 
एस 0 ओ0 14, एस0 ओ 0 13, दिनांक 18 जनवरी 2012 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद -348 के खण्ड (3 ) के अधीन 
अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0- ए0/ ए0 बी0-120/ 83/ 138 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


The 4th January 2012 
S.0.13 , dated 18th January 2012 — In exercise of the powers conferred under Section-10 of the 
Notaries Act, 1952 ( 53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Ravindra 
Bhusan Sinha Notary Public, Samastipur whose appointment had been made as notary under Law 
Department s Notification memo no.13529 /J, dated 8th December 1983 fromthe register maintained for 
Notaries under Section -4 of the Notaries , due to give -up legal practice in Samastipur. 

( File No.- A/ A.B- 120 / 83 / 138 / J ) 
By order of the Governor of Bihar, 
VINOD KUMAR SINHA , Secretary . 


4 जनवरी 2012 
एस 0 ओ0 15, दिनांक 18 जनवरी 2012 - नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53, 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का 

प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 


1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1998/ जे0, दिनांक 29 जून 1995 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री वंशीधर प्रसाद, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , को दिनांक 
29 जून 2006 से 28 जून 2011 एवं 29 जून 2011 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में 
कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 


6 


बिहार गजट , 18 जनवरी 2012 


लेख्य प्रमाणक के 


अहर्ता 


अभ्युक्ति 


आवासीय एवं 
व्यवसायिक पता 


नाम 


लेख्य प्रमाणक पंजी 

में नाम अंकित 
होने की तिथि । 


जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
करने के लिए प्राधिकृत 
किया गया है । 


1 


3 


4 


5 


6 


श्री वंशीधर प्रसाद 


2 
अधिवक्ता, 
नोटरी मोतिहारी 


29.06.95 


बी 0 ए0 पूर्वी चम्पारण जिला 
एल 0 एल 0 बी 0 

मोतिहारी 
( सं0 सं0 - ए0/ नोट -34 / 92/ 142/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


4 जनवरी 2012 
एस 0 ओ0 16 , एस0 ओ0 15, दिनांक 18 जनवरी 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं 0- ए0/ नोट -34/ 92/ 142/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


The 4th January 2012 
S.O. 15 , dated 18th January 2012 — In exercise of the powers conferred by section - 5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Banshidhar Prasad and 
whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section -3 of the 
Notaries, Act, 1952 ( 1953 of 1952) and sub -rule (4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 1998 /J, dated 29th June 1995 to practice as notary 
again for the next five years from 29th June 2016 . 

Name of Residental/ Date of which the Qualification Area in Remarks 
Notary professional name of the Notary 

which Notary 
address has been entered in 

to practice 
the Register. 
1 2 3 

4 

5 

6 
Shri Advocate. 29.06.95 

B.A 

East 
Banshidhar Notary Motihari 

L.L.B 

Champaran 
Prasad 

District 
( File No. - A/ Not - 34/ 92 / 142 / J ) 
By order of the Governor of Bihar, 
VINOD KUMAR SINHA , Secretary . 


4 जनवरी 2012 
एस0 ओ0 17, दिनांक 18 जनवरी 2012 — नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -5 (2) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम ( 4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 164/ जे0 , दिनांक 11 जनवरी 


1993 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री राम बालक प्रसाद सिंह , जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित 
है , को दिनांक 11 जनवरी 2012 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए 


प्राधिकृत करते हैं । 


बिहार गजट , 18 जनवरी 2012 


7 


आवासीय एवं व्यवसायिक पता 


अहर्ता 


लेख्य प्रमाणक 

के नाम 


अभ्युक्ति 


लेख्य प्रमाणक 
पंजी में नाम 
अंकित होने की 

तिथि । 


जिस क्षेत्र में 
व्यवसाय करने के 

लिए प्राधिकृत 
किया गया है । 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री राम बालक 


अधिवक्ता , 


11.01.93 


प्रसाद सिंह 


नोटरी , बेगुसराय सिविल कोर्ट 


बी ० ए ० बेगुसराय 
बी 0 एल 0 

जिला 
( सं0 सं0 - ए0/ ए0 बी0-14/ 89 पार्ट 145 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


4 जनवरी 2012 
एस 0 ओ 0 18, एस 0 ओ0 17 , दिनांक 18 जनवरी 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं0 - ए0 / ए0बी0-14/89पार्ट 145/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


The 4th January 2012 
S.O. 17 , dated 18th January 2012 — In exercise of the powers conferred by section - 5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Balak Prasad 
Singh and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section 
3 of the Notaries, Act, 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub -rule ( 4) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 by the 
State Government in Law Department Notification No. 164/ J, dated 11th January 1993 to practice as 
notary again for the next five years from 11th January 2012 . 

Name of Residental/ Date of which the Qualification Area in Remarks 
Notary professional name of the Notary 

which 
address has been entered in 

Notary to 
the Register. 

practice 
2 

3 

4 

5 

6 
Shri Ram Advocate , 

11.01.93 

B.A 

Begusarai 
Balak Prasad Notary Civil 

B.L 

District 
Singh 

Court Begusarai 


( File no . - A/ AB-14/ 89 Part145 / J ) 
By order of the Governor of Bihar, 
VINOD KUMAR SINHA , Secretary . 


9 जनवरी 2012 
एस 0 ओ0 19 , दिनांक 18 जनवरी 2012 - नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम-8 के उप -नियम ( 4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 2497/ जे0 , दिनांक 8 मई 1991 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री सुरेश कुमार पाण्डेय , जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को 
दिनांक 8 मई 1997 से 7 मई 2000 , 8 मई 2000 से 7 मई 2005, 8 मई 2005 से 7 मई 2010 एवं 8 मई 2010 
से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 


8 


बिहार गजट , 18 जनवरी 2012 


लेख्य प्रमाणक के 


आवासीय एवं व्यवसायिक 


अहर्ता 


अभ्युक्ति 


नाम 


पता 


लेख्य प्रमाणक 
पंजी में नाम 
अंकित होने की 

तिथि । 


जिस क्षेत्र में 
व्यवसाय करने के 

लिए प्राधिकृत 
किया गया है । 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


08.05.91 


श्री सुरेश कुमार 
पाण्डेय 


अधिवक्ता, 
नोटरी , सिविल कोर्ट , सीवान 


बी 0 ए0 

सीवान 
बी ० एल ० जिला 
( सं0 सं0 - ए0/ ए0 बी0-15/ 85( पार्ट )/248/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


9 जनवरी 2012 
एस0 ओ 0 20 , एस 0 ओ0 19, दिनांक 18 जनवरी 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के 
अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं0 - ए0/ ए 0 बी0-15 / 85 ( पार्ट )/ 248/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


The 9th January 2012 
S.O. 19 , dated 18th January 2012 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Suresh Kumar Pandey 
and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section -3 of the 
Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952 ) and sub -rule (4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 2497/J , dated 8th May 1991 to practice as notary from 
8th May 1997 to 7th May 2000, 8th May 2000 to 7th May 2005 , 8th May 2005 to 7th May 2010 and 
again for the next five years from 8th May 2010 . 
Name of 

Residental/ Date of which the Qualification Area in Remarks 
Notary professional name of the Notary 

which 
address has been entered in 

Notary to 
the Register. 

practice 
2 3 

4 

5 

6 
Shri Suresh Advocate. 08.05.91 

B.A 

Siwan 
Kumar Pandey Notary Civil 

B.L 

District 
Court Siwan 

( File no .- A/ AB- 15/ 85 ( Part)/ 248 / J ) 
By order of the Governor of Bihar, 
VINOD KUMAR SINHA, Secretary. 


1 


9 जनवरी 2012 
एस0 ओ0 21 , दिनांक 18 जनवरी 2012 — नोटरीज ऐक्ट , 1952(53, 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1828 / जे0 , दिनांक 2 मार्च 1984 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री अशोक कुमार सिंह , जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , को 
दिनांक 2 मार्च 2002 से 1 मार्च 2007 एवं 2 मार्च 2007 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप 
में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 


बिहार गजट , 18 जनवरी 2012 


9 


लेख्य प्रमाणक के 


अहर्ता 


अभ्युक्ति 


आवासीय एवं 
व्यवसायिक पता 


लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम 
अंकित होने की तिथि । 


नाम 


जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
करने के लिए प्राधिकृत 
किया गया है । 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


कुमार 


अधिवक्ता, 


02.03.84 


श्री अशोक 
सिंह 


बी 0 ए 0 
बी 0 एल 0 


दरभंगा 
जिला 


नोटरी , सिविल 
कोर्ट , दरभंगा 


( सं 0 सं0 - ए0 / ए 0 बी0-140/ 82/ 249/ जे 0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


9 जनवरी 2012 
एस 0 ओ0 22 , एस 0 ओ0 21 , दिनांक 18 जनवरी 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं0 - ए0 / ए 0 बी0-140/ 82 / 249 / जे 0 ) 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


The 9th January 2012 
S.O. 21 , dated 18th January 2012 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ashok Kumar Singh 
and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section - 3 of the 
Notaries , Act, 1952 (1953 of 1952 ) and sub -rule (4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 1828/J, dated 2nd March 1984 to practice as notary 
from 2nd March 2002 to 1st March 2007 and again for the next five years from 2nd March 2007 . 
Name of 

Residental/ Date of which the Qualification Area in which Remarks 
Notary professional name of the 

Notary to 
address Notary has been 

practice 
entered in the 

Register. 
2 

3 4 

5 

6 
Shri Ashok Advocate , 02.03.84 

B.A 

Darbhanga 
Kumar Singh Notary Civil Court 

B.L 

District 
Darbhanga 

( File no. - A / AB- 140/ 82 / 249/ J ) 
By order of the Governor of Bihar , 
VINOD KUMAR SINHA, Secretary . 


1 


9 जनवरी 2012 
एस 0 ओ0 23 , दिनांक 18 जनवरी 2012 - नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप - नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 5515/ जे0 , दिनांक 8 अगस्त 
1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री मो 0 शाहीद वजीह , जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , 
को दिनांक 8 अगस्त 2000 से 7 अगस्त 2005 , 8 अगस्त 2005 से 7 अगस्त 2010 एवं 8 अगस्त 2010 से पुनः 
अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते है । 


10 


बिहार गजट , 18 जनवरी 2012 


लेख्य प्रमाणक के 


अहर्ता 


अभ्युक्ति 


आवासीय एवं 
व्यवसायिक पता 


लेख्य प्रमाणक पंजी में 
नाम अंकित होने की 


नाम 


जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
करने के लिए प्राधिकृत 
किया गया है । 


तिथि । 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


08.08.94 


श्री मो 0 शाहीद 
वजीह 


बी ० एस ० सी ० 
एल 0 एल0 बी 0 


दरभंगा 
जिला 


अधिवक्ता , 
नोटरी सिविल कोर्ट , 

लहेरियासराय , 
जिला - दरभंगा 


( सं0 सं0 - ए0/ नोट-32 / 91 / 250/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


9 जनवरी 2012 
एस 0 ओ0 24, एस 0 ओ0 23, दिनांक 18 जनवरी 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं0 - ए0/ नोट -32 /91/ 250/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


The 9th January 2012 
S.O. 23 , dated 18th January 2012 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Md. Shaheed Wajeeh 
and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section -3 of the 
Notaries, Act, 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub -rule (4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules , 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 5515/J, dated 8th August 1994 to practice as notary 
from 8th August 2000 to 7th August 2005 , 8th August 2005 to 7th August 2010 and again for the next 
five years from 8th August 2010. 
Name of Notary Residental/ Date of which Qualification Area in Remarks 
professional the name of the 

which 
address Notary has been 

Notary to 
entered in the 

practice 
Register. 
2 3 

4 

5 

6 
Shri Md. Shaheed Advocate. 

08.08.94 

B.Sc Darbhanga 
Wajeeh Notary Civil 

L.L.B 

District 
Court, 
Lahariasarai, 
Distt-Darbhanga 


1 


( File no.- A/ Not - 32 / 91 / 250 /J ) 
By order of the Governor of Bihar, 
VINOD KUMAR SINHA, Secretary. 


9 जनवरी 2012 
एस 0 ओ0 25, दिनांक 18 जनवरी 2012 — नोटरीज ऐक्ट, 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 4611/ जे0, दिनांक 23 अगस्त 


बिहार गजट , 18 जनवरी 2012 


11 


1985 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री रामचन्द्र महतो, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को 
दिनांक 23 अगस्त 2000 से 22 अगस्त 2005 , 23 अगस्त 2005 से 22 अगस्त 2010 एवं 23 अगस्त 2010 से पुनः 
अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी अहर्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित 

करने के लिए प्राधिकृत 
होने की तिथि । 

किया गया है । 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री रामचन्द्र महतो 


23.08.85 


अधिवक्ता , नोटरी , 
सिविल कोर्ट , दरभंगा 


एम 0 ए 0 

दरभंगा 
बी 0 एल 0 

जिला 
( सं0 सं0 - ए0 / ए0 बी0-38 /84/ 251/ जे 0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


9 जनवरी 2012 
एस 0 ओ 0 26 , एस0 ओ0 25 , दिनांक 18 जनवरी 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं0 - ए0/ ए0 बी0-38 / 84 / 251/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


The 9th January 2012 
S.O.25 , dated 18th January 2012 — In exercise of the powers conferred by section- 5 ( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Chandra Mahto , 
and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section -3 of the 
Notaries, Act, 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub -rule (4 ) of Rule -8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 4611/ J, dated 23rd August 1985 to practice as notary 
from 23rd August 2000 to 22nd August 2005 , 23rd August 05 to 22nd August 2010 and again for the next 
five years from23rd August 2010 . 


Name of Notary 


Qualification 


Remarks 


Residental/ 
professional 

address 


Date of which 
the name of the 

Notary has 
been entered in 
the Register. 

3 
23.08.85 


Area in 

which 
Notary to 
practice 


6 


1 
Shri Ram Chandra 
Mahto 


2 
Advocate , 
Notary Civil 

Court 
Darbhanga 


4 
M.A 
B.L 


5 
Darbhanga 
District 


( File no .- A/ AB- 38 / 84 / 251 / J ) 
By order of the Governor of Bihar, 
VINOD KUMAR SINHA , Secretary. 


12 


बिहार गजट , 18 जनवरी 2012 


उद्योग विभाग 


1 . 


2 . 


6 . 


8 . 


अधिसूचना 

5 जनवरी 2012 
सं ० 3 / उ० स्था ०( पदस्थापन)05 / 11-66 — उद्योग विभाग के अधिसूचना संख्या 3649-3706, दिनांक 29 जुलाई 
2011 के द्वारा फीडर कैडर से परियोजना प्रबंधक के पद पर नव प्रोन्नत पदाधिकारियों को कंडिका -4 में उल्लेखित 
स्थान / कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है 
क्र ० सं ० पदाधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापन 

पदस्थापन 
3 . 

4 . 
1 . श्री शिशिर कुमार गुप्ता मलवरी प्रसार - सह 

परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , जहानाबाद 

प्रशिक्षण केन्द्र , सीवान 
2 . श्री सुशील कुमार 

मुख्यालय, पटना 

परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना । 
3. श्री संजय कुमार सिन्हा जि 0 उ0 के 0 , भोजपुर उद्योग परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना । 

निदेशालय में प्रतिनियुक्त । 
4 . श्री रंजीत कुमार मुख्यालय, पटना 

परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , वैशाली । 
5 . श्री राज कुमार शर्मा जि 0 उ 0 के 0, गया 

परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, किशनगंज । 
श्री परिमल कुमार सिन्हा जि 0 उ 0 के 0, सुपौल परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , मुजफ्फरपुर । 
7 . श्री नागेन्द्र शर्मा 

मुख्यालय, पटना 

परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, लक्खीसराय । 
श्री मकेश्वर द्विवेदी 

जि 0 उ0 के 0, भोजपुर परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना । 
9 . श्री अलख कुमार सिन्हा मुख्यालय, पटना 

परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , नालंदा । 
10 . श्री रंजन कुमार सिन्हा उद्योग निदेशालय परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , भोजपुर । 

( मुख्यालय ) पटना । 
11. श्री डा ० जनार्दन शर्मा जि 0 उ0 के 0 , बेगुसराय परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , गया । 
12. श्री संजय कुमार 

जि 0 उ0 के 0, समस्तीपुर परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , बेगुसराय । 
13. श्री शिशुकान्त मिश्रा जि 0 उ 0 के 0 , छपरा परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, बेतिया । 
14. श्री सुनीत कुमार मिश्रा मुख्यालय, पटना 

परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीवान । 
15. श्री एस ० मुजफ्फर रजी जि 0 उ0 के 0 , भोजपुर परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , वैशाली । 

पटना में प्रतिनियुक्त । 
16. श्री मिथलेश कुमार सिंह 

जि 0 उ 0 के 0, भोजपुर परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , वैशाली । 

पटना में प्रतिनियुक्त । 
17 . श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जि 0 उ 0 के 0, भोजपुर 

परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , अरवल । 
श्री विनय कुमार मल्लिक जि 0 उ 0 के 0 , सीतामढ़ी परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , मधुबनी । 
19. श्री बिजेन्द्र कुमार लाल 

जि 0 उ 0 के 0 , दरभंगा परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, छपरा । 
20 . श्री दीनानाथ सिंह 

जि 0 उ 0 के 0 , औरंगाबाद परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , मोतिहारी । 
21 . श्री रामाशंकर पाण्डेय जि 0 उ0 के 0, मुंगेर परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , भागलपुर । 
22. श्री प्रमोद कुमार तिवारी जि 0 उ 0 के 0 , बांका 

परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , रोहतास । 
23. श्री उदय सिंह 

जि 0 उ 0 के 0, रोहतास परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , कैमूर । 
24. डा ० मनोज वर्मा 

जि 0 उ 0 के 0 , बेतिया परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , कटिहार । 
25. श्री सुनील कुमार 

जि 0 उ 0 के 0, मधेपुरा परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , औरंगाबाद । 
26 . श्री अनिल कुमार सिन्हा 

जि 0 उ 0 के 0, मुजफ्फरपुर 

परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी । 
27. श्री प्रेमचन्द झा 

जि 0 उ 0 के 0 , लक्खीसराय परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जमुई । 
28. 

जि 0 उ 0 के 0, पटना परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, भोजपुर । 
श्री संजय कुमार वर्मा जि 0 उ 0 के 0 , सीवान परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा । 
30 . श्री मुकेश रंजन 

जि 0 उ 0 के 0 , दरभंगा परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , सीवान । 
31 . श्री श्यामू राम 

जि 0 उ 0 के 0 , औरंगाबाद परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , गोपालगंज । 
32. श्री रमणजी प्रसाद 

जि 0 उ 0 के 0, मोतिहारी परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , शिवहर । 
33. श्री राम शरण राम 

जि 0 उ 0 के 0, खगड़िया परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्तीपुर | 
34. श्री विशेश्वर प्रसाद 

जि 0 उ 0 के 0, शिवहर परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बक्सर । 
35. श्री भोला पासवान 

जि 0 उ 0 के 0 , नालंदा परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सहरसा । 
36 . श्री कृष्ण कुमार भारती 

जि 0 उ 0 के 0, बेगुसराय परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , नवादा । 
37 . श्री अनिल कुमार मण्डल 

जि 0 उ 0 के 0, भागलपुर 

परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, अररिया । 
श्री मोहन बैठा 

जि 0 उ 0 के 0, मोतिहारी परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , सारण , छपरा । 


18 


श्री संजीत कुमार 


29 . 


38. 


बिहार गजट , 18 जनवरी 2012 


w 


क्र ० सं ० 


1 . 
39 . 


40 . 
41. 


42 . 


43. 


44 . 


पदाधिकारी का नाम 

2. 
श्री महेन्द्र पासवान 
श्री वीरेन्द्र कुमार -1 
श्री राजेश कुमार सिन्हा 
श्री खुर्शीद अहमद 
श्री सुरेन्द्र लाल 
श्री क्षत्री पासवान 
श्री मो 0 बेलाल 
श्री वीरेन्द्र कुमार-2 
श्री अखिलेश कुमार 
श्री अशोक कुमार मण्डल 
श्री रतन कुमार 
श्री राम कुमार सिंह 
श्री कृष्ण कुमार राय 
श्री दामोदर तिवारी 


45. 
46. 
47 . 
48. 
49 . 


50 . 


वर्तमान पदस्थापन 

पदस्थापन 
3 . 

4 . 
जि 0 उ 0 के 0 , दरभंगा परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , पूर्णिया । 
जि 0 उ0 के 0 , नालंदा परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , शेखपुरा । 
मुख्यालय, पटना 

परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना । 
जि 0 उ 0 के 0, बक्सर परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , जहानाबाद । 
जि 0 उ 0 के 0, जहानाबाद परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, रोहतास । 
जि 0 उ 0 के 0, गया 

परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, खगड़िया । 
जि 0 उ 0 के 0 , सासाराम परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली । 
जि 0 उ 0 के 0 , वैशाली परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , नालंदा । 
जि 0 उ 0 के 0, मुजफ्फरपुर 

परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , नालंदा । 
मुख्यालय , पटना 

परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सुपौल | 
जि 0 उ 0 के 0, भोजपुर परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा । 
जि 0 उ0 के 0 , सीवान परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , मोतीहारी । 
मुख्यालय, पटना 

परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , भोजपुर । 
स ० नि ० सहयोग समिति परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, नालंदा । 
( ह ० ) राजेन्द्रनगर, पटना 
हस्तकरघा एवं रेशम परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा । 
निदेशालय , पटना । 
हस्तकरघा सघन विकास परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , मुजफ्फरपुर । 
योजना, मुजफ्फरपुर । 
बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, 

परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया । 
ओबरा, औरंगाबाद । 
हस्तकरघा सुदृढ़ीकरण की परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बांका । 
योजना, पूर्णिया 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
( ह ०) -अस्पष्ट, अवर सचिव । 


51. 


52. 


53. 


श्री अशोक 

कुमार 


| 


54. 


श्री ललन कुमार 


55. 


श्री रामकिशोर कुमार 


56 . 


श्री वरूण कुमार 


कृषि विभाग 


अधिसूचनाएं 

10 जनवरी 2012 
सं ० 1 / ए 0 जी0-47 / 2011-152 - बिहार कृषि सेवा कोटि -1( शष्य), वर्ग -2 के निम्नांकित पदाधिकारियों को 
कार्यहित में तत्कालीक प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सामने अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया 


जाता है 


: 


क्र ० सं ० 


पदाधिकारी का नाम 
श्री राजबल्लभ प्रसाद सिंह 


1 


2 


श्री अजय कुमार मिश्र 


वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापन 
जिला प्रक्षेत्र प्रबंधक, बरमसिया , सहायक बीज परीक्षण , पदाधिकारी, 
मुंगेर 

मुजफ्फरपुर । 
अनुमंडल कृषि पदाधिकारी , सहायक निदेशक ( उद्यान ) मीठापुर , 
सीतामढ़ी, पश्चिम 

पटना । 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
जगदीश प्रसाद चौहान , संयुक्त सचिव । 


10 जनवरी 2012 
सं ० 01 / ए0 जी0-47 / 2011-153 — बिहार कृषि सेवा, कोटि -5 (पौधा संरक्षण ), वर्ग -2 के श्री गणेश प्रसाद, कनीय 
पौधा संरक्षण पदाधिकारी, पूर्णियाँ को स्थानांतरित करते हुए सर्वेलेन्स पदाधिकारी , कार्यालय संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा 
संरक्षण), बिहार, पटना के पद पर तत्कालिक प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है । 

2. यह स्थानांतरण श्री प्रसाद के अभ्यावेदन के आलोक में विशेष परिस्थिति में की गई है । अतः इन्हें इस निमित्त 
स्थानांतरण यात्रा – भत्ता अनुमान्य नहीं होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
जगदीश प्रसाद चौहान , संयुक्त सचिव । 


14 


बिहार गजट , 18 जनवरी 2012 


उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

3 जनवरी 2012 
सं ० 3 ( स ०) / उ0 स्था o( उ ० अव ०)11 / 11-18 - डॉ 0 शहला सुल्ताना, व्याख्याता, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, 
नाथनगर , भागलपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम -227 एवं 248 के अन्तर्गत दिनांक 25 नवम्बर 2010 से 26 दिसम्बर 
2010 तथा 28 अक्तूबर 2011 से 25 नवम्बर 2011 तक कुल 61( एकसठ ) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की 
जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ०) -अस्पष्ट , अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 44-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 18 जनवरी 2012 


15 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


कृषि विभाग 


आदेश 

30 दिसम्बर 2011 
सं0 1 / ए0 जी0-32 / 2004-8230 / कृ ० – श्री आदित्य नारायण राय, उप - कृषि निदेशक (प्रसार) कृषि विभाग , बिहार 
अगले अदेश तक अपने ही वेतनमान में निदेशक , भूमि संरक्षण, बिहार, पटना के पद का कार्य करेंगे । 

2. बिहार कोषागार संहिता के नियम 148 के तहत् श्री राय को वित्तीय कार्य करने हेतु भी प्राधिकृत किया जाता है । 
3. इसके लिए अलग से इन्हें कोई वित्तीय लाभ देय नहीं होगा । 
4. उपर्युक्त में माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन प्राप्त है । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
जगदीश प्रसाद चौहान, संयुक्त सचिव । 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचना 

6 जनवरी 2012 
सं ० ग्रा ०वि०-5 / सा O आ O जन0-164 / 2011 / 87127 — विभागीय अधिसूचना संख्या 83473, दिनांक 
9 दिसम्बर 2011 में आंशिक संशोधन करते हुये सूचित करना है कि सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 
दिनांक 15 मार्च, 2012 से राज्य के सभी जिलों में एक साथ निम्नवत से कराई जायेगी : 


प्रथम चरण 


द्वितीय चरण 


15 दिसम्बर, 2011 से 14 जनवरी, 2012 जहानाबाद जिला का जहानाबाद प्रखंड में । 
( पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ) 
दिनांक 15 मार्च, 2012 से सभी जिलों के कुल प्रखंडों में से आधे प्रखंडों में । 
(जिला पदाधिकारी द्वारा चयनित प्रखंड ) 
द्वितीय चरण का सर्वेक्षण कार्य, प्रथम चरण के सर्वेक्षण कार्य की पूर्णता के पश्चात , सभी 
जिलों के शेष सभी प्रखंडों में | (जिला पदाधिकारी द्वारा चयनित ) 


तृतीय चरण 


विश्वासभाजन , 
ए 0 संतोष मैथ्यू, 
प्रधान सचिव । 


16 


बिहार गजट , 18 जनवरी 2012 


कृषि विभाग 


शुद्धि - पत्र 

10 जनवरी 2012 
सं ० 01 / ए० जी०-47 / 2011 / 193 — विभागीय अधिसूचना संख्या 01 / ए ० जी०-47 / 2011-152 , दिनांक 
10 जनवरी 2012 के क्रमांक -1 पर अंकित श्री राजबल्लभ प्रसाद सिंह के स्थान पर श्री रमाबल्लभ प्रसाद सिंह, पढ़ा जाए । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
जगदीश प्रसाद चौहान, संयुक्त सचिव । 


- 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 44-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 18 जनवरी 2012 


17 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

9 जनवरी 2012 
सं० भा 0 आ0-13 / 03 / 96 / प0 व0 — श्री अरविन्द कुमार, भा ० व0 से0, (1986), तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, 
विभागीय कार्य प्रमंडल, मुंगेर के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवा ( अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम -8 एवं 10 
के अंतर्गत् विभागीय ज्ञापन संख्या -5118, दिनांक 15 दिसम्बर 2003 द्वारा आरोप पत्र निर्गत् कर लिखित बचाव बयान की 
माँग की गयी थी । 

श्री कुमार द्वारा समर्पित लिखित बचाव बयान, जिसमें उन्होंने अपने उपर लगाये गये आरोपों को अस्वीकार किया है, 
के सम्यक समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा विभागीय संकल्प संख्या -1161, दिनांक 21 अप्रील 2004 द्वारा विभागीय जाँच 
कराने का निर्णय लिया गया, एवं इस निमित सदस्य, राजस्व पर्षद्, पटना को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया था । 

जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के 
परामर्श से श्री अरविन्द कुमार, भा ० व ० से 0 को निम्नांकित शास्ति अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है: 

" समय वेतनमान में दो वर्ष के लिए वेतन इस निदेश के साथ दो स्तर कम किया जाता है कि ऐसी कटौती की 
अवधि के दौरान उन्हें वेतनवृद्धि नहीं मिलेगी तथा ऐसी अवधि की समाप्ति पर, उक्त कटौती भविष्य की उनकी वेतन वृद्धियों 
को स्थगित करने के रूप में प्रभावित करेगी " । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
संजय कुमार, उप - सचिव । 


VIGILANCE DEPARTMENT 


DECLARATION 

The 5th January 2012 
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009 , and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010 ) 

No. Ni. Vi. / Stha ( Vi.Nya .)-05 / 11-125 — WHEREAS, It is alleged that Sri Satish Kumar Singh , 
S /o Late Kailash Singh , Junior Engineer NH Parmandal, Nalanda At present Road Works Division , 
Buxar. while holding the post of Junior Engineer NH Parmandal, Nalanda At present Road Works 
Division , Buxar and serving in different capacities under Bihar Government, committed the offence of 
criminal misconduct defined under clause (e ) of sub - section ( 1) of Section 13 of the Prevention of 
Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide 
Vig . Case No. 26/10, dated 15th April 2010 . 

AND WHEREAS, on scrutiny of relevantmaterials available on record , the State Government is 
of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by 
said Sri Satish Kumar Singh , Junior Engineer NH Parmandal, Nalanda At present Road Works 


18 


बिहार गजट , 18 जनवरी 2012 


Division , Buxar who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by 
resorting to corruptmeans. 

AND WHEREAS , it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender 
should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court 
Established under sub -section ( 1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009 ; 

NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub-section ( 1) of Section 5 of 
Special Courts Act, 2009 , the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with 
under the provision of Special Courts Act, 2009. 

By order of the Governor of Bihar , 

Sd /-Illegible 
Principal Secretary to the Government. 


The 5th January 2012 
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010 ) 

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya .)- 06 / 11-126 — WHEREAS, It is alleged that Sri Gopi Kant Mishra , 
The then Excise Suptd ., Chapra , Saran while holding the post of the then Excise Suptd ., Chapra , 
Saran and serving in different capacities under Bihar Government, committed the offence of criminal 
misconduct defined under clause (e ) of sub -section ( 1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 
1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Regular Vig . Case 
No. 26/93, dated . 28th September 1993 arisen out of Vig. Cae No. 25/93 . 

AND WHEREAS , on scrutiny of relevant materials available on record , the State Government is 
of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by 
said Sri Gopi Kant Mishra , The then Excise Suptd ., Chapra , Saran who has accumulated properties 
disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means. 

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender 
should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court 
Established under sub- section ( 1 ) of Section 3 of Special Courts Act, 2009 ; 

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 5 of 
Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with 
under the provision of Special Courts Act, 2009 . 

By order of the Governor of Bihar , 

Sd /-Illegible , 
Principal Secretary to the Government. 


कार्यालय जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता, नालन्दा , बिहारशरीफ 

(जिला राजस्व शाखा) 


आदेश 

9 सितम्बर 2011 
सं ० 7 (च) -26 / 11-2587 / रा ० — श्री मुसाफिर सिंह , राजस्व कर्मचारी, हरनौत अंचल ( तत्कालीन) को रिश्वत लेने के 
आरोप में निगरानी विभाग द्वारा दिनांक 8 मार्च 2007 को गिरफ्तार कर लिये जाने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 
915 / रा0 , दिनांक 4 अप्रील 2007 के द्वारा निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आरोप पत्र 
प्रपत्र - क की मांग अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहारशरीफ के माध्यम से की गई । 

आरक्षी उप महानिरीक्षक, मंत्रिमण्डल (निगरानी) विभाग ( अन्वेषण ब्यूरो ) के पत्रांक 307 / अप0 शा 0 दिनांक 13 मार्च 
2007 के द्वारा श्री सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने की सम्पुष्टि की गई है । 

श्री सिंह के विरुद्ध प्राप्त आरोप पत्र प्रपत्र - क के आलोक में विभागीय कार्यवाही का संचालन हेतु इस कार्यालय के 
ज्ञापांक 3316 / रा0, दिनांक 26 दिसम्बर 2007 के द्वारा श्री शेखरचन्द्र वर्मा, अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहारशरीफ को संचालन 
पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, हरनौत को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 

श्री सिंह जमानत पर रिहा होकर योगदान देने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के नियम 9(3 ) 
एवं कार्मिक विभागीय पत्रांक 1821, दिनांक 23 मई 2007 के आलोक में योगदान स्वीकृत करते हुए निलंबन से मुक्त कर इस 
कार्यालय के ज्ञापांक 826 / रा0, दिनांक 8 अप्रील 2008 के द्वारा हरनौत अंचल से स्थानान्तरित कर परवलपुर अंचल में 
पदस्थापित किया गया । इसके उपरान्त इस कार्यालय के ज्ञापांक 1111 / रा 0, दिनांक 22 मई 2008 से भूमि सुधार उप 
समाहर्ता, हिलसा को संचालन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, हिलसा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 


बिहार गजट , 18 जनवरी 2012 


19 


आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रपत्र - क में एकमात्र "रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है । 

संचालन पदाधिकारी - सह - भूमि सुधार उप समाहर्ता, हिलसा द्वारा आरोपी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के 
जाँचोपरान्त दिनांक 8 अक्तूबर 2009 को जाँच प्रतिवेदन अभिलेखित कर अपने पत्रांक 1223 / रा0, दिनांक 9 अक्तूबर 2009 
के द्वारा अभिलेख के रूप में भेजा गया । 

संचालन पदाधिकारी के द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण के आलोक में आरोपी द्वारा अपने उपर लगाये गये आरोप को 
निराधार बताया गया है तथा विभागीय कार्यवाही से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है । उनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में 
कहा गया है कि दिनांक 8 मार्च 2007 को चन्द्रशेखर सिन्हा ग्राम- नेहुसा ( हरनौत) द्वारा साजिश रचकर निगरानी विभाग को 
सांठ - गांठ में लाकर उन्हें झूठा मुकदमा में फंसा दिया गया क्योंकि उनके द्वारा नाजायज दाखिल खारिज नहीं किया गया 
था । स्पष्टीकरण में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके विरुद्ध निगरानी कांड 31/07 चल रहा है जिसमें उनके 
अधिवक्ता द्वारा निगरानी न्यायालय से कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक दस्तावेज मंगवाने का अनुरोध किया है, जो अप्राप्त है । इसके 
अभाव में वे किस प्रकार के आरोप का स्पष्टीकरण देंगे यह उन्हें समझ में नहीं आता है । मांगे गये दस्तावेज में अधिकांश 
कागजात अनुसंधान से संबंधित है । 

संचालन पदाधिकारी - सह - भूमि सुधार उप समाहर्ता, हिलसा द्वारा आरोपी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन 
के क्रम में उपलब्ध कागजातों के आधार पर पाया है कि दोनों आरोप (निगरानी कांड का और विभागीय कार्यवाही का ) 
समरूप है । वैसी स्थिति में उनके द्वारा निगरानी कांड में जो जाँच अन्वेषण किया जा रहा है उसके फलाफल प्राप्त होने तक 
इस विभागीय कार्यवाही को सुसप्तावस्था / स्थगित रखने का मन्तव्य अभिलेखित कर अभिलेख अग्रेतर कारवाई हेतु भेजा गया 


- 


। 


है । 


। 


निगरानी विभाग का पत्रांक 2717 , दिनांक 7 मई 2010 के अनुसार अपराधिक कदाचार में लिप्त सरकारी सेवकों के 
विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही के साथ - साथ विभागीय कार्यवाही भी चलायी जानी है । इसके आलोक में इस कार्यालय के 
पत्रांक 2376 / रा०, दिनांक 30 जुलाई 2010 के द्वारा अभिलेख संचालन पदाधिकारी - सह - भूमि सुधार उप समाहर्ता, हिलसा 
को भेजते हुए पुनः विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर नियमानुसार इसका संचालन कर स्पष्ट मन्तव्य के साथ अभिलेख भेजने का 
निदेश दिया गया । 
इसके आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए 

आरोपी से कारणपृच्छा 

की मांग की 
गयी । अपने कारणपृच्छा में आरोपी द्वारा सूचित किया गया है कि निगरानी विभाग में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा 
सका है । फलतः वे उस समय अद्यतन प्रतिवेदन देने में असमर्थ है । 

संचालन पदाधिकारी - सह - भूमि सुधार उप समाहर्ता, हिलसा द्वरा आरोपी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन 
के क्रम में आरोपी का स्पष्टीकरण , आरोप पत्र में उल्लेखित एकमात्र आरोप आदि के आधार पर पाया गया कि आरोपी के 
विरुद्ध लगाया गया आरोप प्रथम द्रष्टव्या प्रमाणित प्रतीत होता है । उनके द्वारा यह मन्तव्य दिनांक 8 जनवरी 2011 को 
अभिलेखित करते हुए अपने पत्रांक 37 / राo, दिनांक 9 जनवरी 2011 द्वारा अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा गया । 

अतः सभी तथ्यों के सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया कि आरोपी के विरुद्ध लगाये गए आरोप गम्भीर प्रकृति का 
है एवं प्रमाणित है । ऐसी स्थिति में कठोरतम दण्ड देने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचता है । 

अतः आरोप के प्रमाणित होने के कारण बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली 1958 के नियम 165, 166 बिहार सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 एवं 18 में निहित प्रावधानों के तहत मैं संजय कुमार 
अग्रवाल , भा 0 प्र0 से0, समाहर्ता - सह - जिला पदाधिकारी, नालन्दा आदेश निर्गत होने की तिथि से श्री मुसाफिर सिंह, राजस्व 
कर्मचारी, हरनौत सम्प्रति परवलपुर अंचल को सरकारी सेवा से वर्खास्त ( Dismiss) करता हूँ । 

श्री मुसाफिर सिंह से संबंधित पूर्ण विवरण निम्न रूप है 
1. कर्मचारी का नाम 

: श्री मुसाफिर सिंह 
2. पदनाम 

: राजस्व कर्मचारी 
3. जन्म तिथि 

: 30 अगस्त 1953 
4. नियुक्ति तिथि 

: 20 अक्तूबर 1973 ( अमीन के पद पर ) चकबन्दी में 
5. वेतनमान 
6. वर्तमान पदस्थापन 

: अंचल कार्यालय , परवलपुर (नालन्दा) 

आदेश से , 
( ह ०) अस्पष्ट , समाहर्ता, नालंदा । 


। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 44-571 + 50 - डी ० टी ० पी ० । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


